SHOK 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 585 राँची, सोमवार, 


22 जुलाई, 2019 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
18 मार्च, 2019 ई ० 


संख्याः12/पद०-01-02/ 2016 का ० 2412-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री रामाशीष 
कुमार, प्रधान आप्त सचिव , कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची ( श्री कामेश्वर प्रसाद, 
विभागीय जाँच पदाधिकारी के साथ संबद्ध ) को संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के परीक्षा 
के परिणाम प्रकाशित होने तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

श्री कुमार , प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची ( श्री कामेश्वर प्रसाद, 
विभागीय जाँच पदाधिकारी के साथ संबद्ध ) को झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची में योगदान करने हेतु विरमित 
किया जाता है । 


2 . 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


जितेन्द्र बहादुर 

सिंह , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 585 -- 


50 


